PART I ] 


HARYANA GOVT . GAZ., MAY . 8 , 2012 ( VYSK. 18 , 1934 SAKA) 


379 


राज्यनिर्वाचन आयोग , हरियाणा 


निर्वाचन सदन, प्लाट नं0-2 , सेक्टर-17: पंचकूला 


दिनांक 27 अप्रैल , 2012 


क्रमांक रा० नि ० आ o/ 3 ई0- II/ 2012/ 938.- यह कि राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक 
एस ० ई० सी ०/ ई0-11/ 2010/ 5381 दिनांक 6 जुलाई , 2010 अनुसार श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री राम सिंह का नाम बतौर पंच वार्ड नं ० 8, ग्राम पंचायत, 
ललौदा , खण्ड- टोहाना, जिला फतेहाबाद अधिसूचित किया गया था । 


2 . 


यह कि उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) फतेहाबाद ने अपने पत्र क्रमांक 1706/ पी ० ए०/पंचायत दिनांक 2 अप्रैल, 2012 
द्वारा आयोग को सूचित किया है कि श्री पूर्ण सिंह पुत्र श्री लाल सिंह द्वारा उनको प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि माननीय पंजाब एवं 
हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ग्राम पंचायत, ललौदा के वार्ड नं 0 8 के पंच हेतु शपथ दिलाने का कष्ट करें । उपायुक्त एवं जिला 
निर्वाचन अधिकारी (पंचायत ) फतेहाबाद द्वारा आयोग को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16 मार्च, 2012 अनुसार निम्न 
प्रकार से सूचित किया है कि :-- 


" In compliance of the aforesaid order , The Deputy Commissioner, Fatehabad has filed a report dated 
12th March , 2012. After verification / counting of falid /invalid votes in the presence of both the parties, it has 
come to light that 81 valid votes were found in favour of the petitioner while there were 67 valid votes in 
favour of respondent No. 2. The report of the Sub - Divisional Officer (C ), Tohana has been placed on records 
as Annexure R - 1. the matter stands settled in favour of the petitioner. Consequently, the impugned order 
dated 6th June, 2010 ( Annexure P- 2 ) as quashed and the petitioner would be declared Panch, forthwith. 


court vide order dated 26th August, 2011 had called upon the petitioner to deposit a sum ofRs. 25000 / 
vefore the Registry of this Court so that if ultimately version is found to be incorrect, it may be treated as 
cost for frivolous litigation . 


For the foregoing reasons, thismatter is closed and it is ordered that the amount of Rs. 25000 /- deposited by 
the petitioner with the Registry of this Court be refunded to him . The petitioner would be at liberty to pursue 
any legal remedy that may be available to him , in accordance with law for having been wrongful deprived 
of working as Panch for two years. ". 


March 16,2012 


( Sd.)..., 
(Rajiv Narain Raina ) 

Judge. 


3 . 


यह कि उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत ) फतेहाबाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 
दिनांक 16 मार्च, 2012 के मध्यनजर आयोग से अनुरोध किया है कि ग्राम पंचायत ललौदा खण्ड टोहाना के वार्ड नं ० 8 के पंच पद हेतु 
श्री पूर्णसिंह पुत्र श्री लाल सिंह निवासी ललौदा का नाम नोटिफाई किया जाये तथा रणजीत सिंह पुत्र राम सिंह निवासी गांव ललौदा का नाम 
डिनोटिफाई किया जाये । 


4 . 


उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए तथा उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) फतेहाबाद द्वारा किये गये अनुरोध 
अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा अपनी अधिसूचना क्रमांक एस ०ई ० सी ०/ ई०-1/ 2010/ 5381 दिनांक 6 जुलाई , 2010 में से श्री रणजीत सिंह पुत्र 
श्री राम सिंह, पंच वार्ड नं ० , 8, ग्राम पंचायत, ललौदा, खण्ड टोहाना,जिला फतेहाबाद का नाम आलोपित करते हुये उसके स्थान पर श्री पूर्ण 
सिंह पुत्र श्री लाल सिंह का नाम बतौर पंच वार्ड नं० 8, ग्राम पंचायत, ललौदा, खण्ड-टोहाना, जिला फतेहाबाद अधिसूचित करता है । 


आदेश द्वारा । 


पंचकुला: 
दिनांक 26 अप्रैल, 2012 


सचिव 
राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा । 


